निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 338 ) 


26 आषाढ़ 1934 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 17 जुलाई 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - 


- 


- - 


- 


अधिसूचना 
16 जुलाई 2012 


सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 02 / 2011 खंड/ 9156 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 9155 दिनांक 16.07. 2012 


द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9029 दिनांक 28. 06 . 2012 का 


आंशिक संशोधन करते हुए प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड , रक्सौल के निर्वाचन के लिए निर्वाचन 


पदाधिकारी के रूप में नियुक्त अंचलाधिकारी , रक्सौल को निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जाता है तथा उक्त समिति के लिए 


अनुमंडल पदाधिकारी , रक्सौल को निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । इस प्रकार उक्त समिति के निर्वाचन 


के अवशेष कार्य अनुमंडल पदाधिकारी , रक्सौल द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे। 


2. मंत्री / कोषाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवंटित किये गये प्रतीक के आधार पर उक्त पद 


का निर्वाचन कराया जायेगा । 


3 . मतदान एवं मतगणना प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9149 दिनांक 16. 07. 2012 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के 


अनुसार सम्पन्न किया जायेगा । 


4. मतदान एवं मतगणना की पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी करायी जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 जुलाई 2012 
5. मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन का संचालन प्राधिकार के पत्र संख्या 8807 


दिनांक 11 . 10. 2011 , जो पूर्व में ही सभी संबंधित को प्रेषित हैं , में दिये गये अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा । 


6. जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी , पूर्वी चम्पारण से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से इसकी 


सूचना मत्स्यजीवी सहयोग समिति , रक्सौल सहित सभी संबंधित को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 


7. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9029 दिनांक 28. 06. 2012 उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 338 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


